रजिस्ट्री सं. डी . एल . - 33002 / 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D. L.- 33002 /99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन्न 


VA 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

दिल्ली , मंगलवार , जून 11 , 2019 / ज्येष्ठ 21 , 1941 
DELHI , TUESDAY , JUNE 11 , 2019/ JYAISTHA 21, 1941 


सं . 107 ] 
No. 107 ] 


[ रा . रा. रा. क्षे.दि . सं . 62 

[ N. C. T . D. No. 62 


भाग - IV 


PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह पुलिस (1 ) स्थापना शाखा विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 11 जून, 2019 


स. 1 / 7 / 2016 / गृह पुलिस - 1 / स्था0 / 2118 to 2125. - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धा 
खंड (एस ) तथा गृह मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 20 मार्च 1974 की अधिसूचना संख्या यू - 11011 / 2 / 74 
यू०टी०एल० (i) के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना फा . सं. 01 / 07 / 2016 एच0पी0 - 1 / स्था० / 4903 – 4910 के अंशिक संशोधन 
में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल जनसाधारण को बेहतर पुलिस सुविधा प्रदान करने हेतु निदेश देते हैं तथा घोषणा 
करते हैं कि : 


( क ) कि नया मेट्रो स्टेशन शिव विहार और जोहरी एन्क्लेव को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन 

शास्त्री पार्क मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा ; 
( ख) कि नया मेट्रो स्टेशन आई पी एक्सटेंशन, मंडावली – पश्चिमी विनोद नगर, पूर्वी विनोद नगर – मयूर विहार - II, त्रिलोक 

पुरी - संजय लेक और मयूर विहार पॉकेट - को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन यमुना 
डिपो मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा 


कि नया मेट्रो स्टेशन विनोबापुरी , आश्रम और हजरत निजामुद्दीन को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 
पुलिस स्टेशन नेहरू प्लेस मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा; 


2836 DG/ 2019 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ) 


अनुसूची 


मेट्रो पुलिस स्टेशन शास्त्री पार्क 
| क्र0 | मेट्रो स्टेशन का नाम 

सं0 


क्षत्र 


1 | मेट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क 


मेट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क का समूचा क्षेत्र, चारदीवारी और ट्रैक के बीच पार्किंग क्षेत्र 
सहित , कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन ( छोड़कर) तक शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से 
पटरियों, प्लेटफॉर्म की सीमा के अंदर के क्षेत्र के साथ पटरियों, प्लेटफॉर्म , 
कॉनकोर्स, कार्यालय परिसर के बीच का क्षेत्र । मेट्रो संपत्ति ( आईटी पार्क से मेट्रो 
डिपो ) के सामने सर्विस लेन सहित आईटी पार्क का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा 
चारदीवारी / बाड़ के अंदर सहायक / संबद्ध इमारतें । 


2 | मेट्रो डिपो शास्त्री पार्क 


| 3 


मेट्रो स्टेशन सीलमपुर 


डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी और बाड़ लगाने वाले क्षेत्र सहित मेट्रो ट्रैक , मेट्रो 
यार्ड, शास्त्री पार्क और सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आने वाले ट्रैक के साथ - साथ 
चारदीवारी के अंदर कार्यालय परिसर संपत्ति विकास क्षेत्रों सहित डिपो । 
मेट्रो स्टेशन सीलमपुर का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक सहित के बीच 
तथा पार्किंग क्षेत्र, ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह, प्लेटफॉर्म, स्टेशन बॉक्स 
सहित कॉनकोर्स, मेट्रो के कार्यालय परिसर और मेट्रो की चारदीवारी के अंदर 
संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल हैं । डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ के अंदर 
सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


4 


मेट्रो स्टेशन वैलकम 


मेट्रो स्टेशन वैलकम का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच पार्किंग 
क्षेत्र, ट्रैक , प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो की सीमा की दीवार के अंदर स्टेशन बॉक्स 
क्षेत्र के साथ मेट्रो का कार्यालय परिसर के बीच का क्षेत्र है । डीएमआरसी द्वारा 
चारदीवारी / बाड़ के अंदर सहायक / संबद्ध भवन का क्षेत्र । 


5 | मेट्रो स्टेशन शाहदरा 


स्टेशन के पूर्वी हिस्से के लोहे के गेट से शुरू होने वाला रेलवे ट्रैक , जहां मेट्रो 
ट्रैक शुरू होता है , स्टेशन बिल्डिंग, उत्तर - पूर्वी तरफ स्टेशन बिल्डिंग के नीचे 
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्शवनाथ मॉल , डीएमआरसी की दीवार के अंदर पार्किंग एरिया , 
जीटी रोड के बाहर सड़क को छोड़कर पार्किंग, अनाज मंडी रोड और जीटी रोड 
से पार्किंग की पश्चिमी चारदीवारी सबवे तक सड़क और फुटपाथ को छोड़कर 
सबवे । 


| 6 | मेट्रो स्टेशन मानसरोवर पार्क 


मेट्रो स्टेशन मानसरोवर पार्क का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच 
का क्षेत्र, ट्रैक कॉनकोर्स और प्लेटफॉर्म के बीच का क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के 
अंदर क्षेत्र के साथ परिसर, कार्यालय परिसर । डीएमआरसी द्वारा जीटी रोड फ्लाई 
ओवर के समानांतर उत्तरी दीवार और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में 
चारदीवारी / फेंसिंग के अंदर पार्किंग और सहायक भवनों के क्षेत्र को चारदीवारी 
या बाड़ के बाहर फुटपाथ को छोड़कर दक्षिणी तरफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 
इंडस्ट्रियल एरिया । 


7 मेट्रो स्टेशन झिलमिल 


मेट्रो स्टेशन झिलमिल का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का 
क्षेत्र, ट्रैक, प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो की चारदीवारी के अंदर क्षेत्र के साथ परिसर, 
कार्यालय परिसर । डीएमआरसी द्वारा उत्तरी दीवार पर जीटी रोड़ के समानांतर 
और दक्षिणी तरफ बी - ब्लॉक झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में सीमा की दीवार / बाड़ 
के बाहर फुटपाथ को छोड़कर पार्किंग की दीवार और सहायक भवनों / फेंसिंग का 
क्षेत्र । 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


8 | मेट्रो स्टेशन दिलशाद गार्डन 


मेट्रो स्टेशन दिलशाद गार्डन का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच 
का क्षेत्र, ट्रैकों और प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स के बीच का क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के 
अंदर के क्षेत्र के साथ कार्यालय परिसर । उत्तरी दिशा में जीटी रोड के समानांतर 
डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के अंदर पार्किंग और सहायक / संबद्ध 
इमारत का क्षेत्र और दक्षिणी तरफ ए - ब्लॉक झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र स्टेशन के 
पूर्वी तरफ की चारदीवारी के बाहर फुटपाथ को छोड़कर । मेट्रो पुलिस स्टेशन के 
अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र की सीमा हो । 


9 | मेट्रो स्टेशन जाफराबाद 


मेट्रो स्टेशन जफराबाद का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का 
क्षेत्र, ट्रैक और प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स के बीच का क्षेत्र, मेट्रो का कार्यालय परिसर 
और डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र 
शामिल हैं । 


10 मेट्रो स्टेशन मौजपुर 


मेट्रो स्टेशन मौजपुर का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का क्षेत्र , 
ट्रैक और प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो के कार्यालय परिसर और डीएमआरसी द्वारा 
चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ कवर किए गए अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र के बीच 
का क्षेत्र शामिल है । 


| 11 | मेट्रो स्टेशन गोकुल पुरी 


मेट्रो स्टेशन गोकुल पुरी का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का 
क्षेत्र, यमुना विहार रिसीविंग सब स्टेशन और ट्रैक, प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स , मेट्रो के 
कार्यालय परिसर और डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ कवर 
किए गए अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र के बीच का क्षेत्र । 


12 मेट्रो स्टेशन पूर्वी आजाद नगर 


मेट्रो स्टेशन पूर्वी आजाद नगर का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच 
का क्षेत्र, ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच का क्षेत्र, मेट्रो का कार्यालय परिसर और 
डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र 
शामिल हैं । 


| 13 | मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर 


मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का 
क्षेत्र , पटरियों , प्लेटफार्मों, कॉनकोर्स के बीच का क्षेत्र , मेट्रो का कार्यालय परिसर 
और डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र 
शामिल हैं । 


14 | मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा कोर्ट 


मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा कोर्ट का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के 
बीच का क्षेत्र है, कड़कड़डूमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन से ट्रैक |- पी . विस्तार मेट्रो स्टेशन 
( छोड़कर), पटरियों, प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर के बीच का 
क्षेत्र और डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ अन्य संपत्ति विकास 
क्षेत्र । 


15 | मेट्रो स्टेशन शिव विहार 


मेट्रो स्टेशन शिव विहार का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का 
क्षेत्र, ट्रैक और प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स, मेट्रो के कार्यालय परिसर के बीच का क्षेत्र 
और डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ कवर किए गए अन्य 
संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल है । 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


16 मेट्रो स्टेशन जौहरी एन्क्लेव 


मेट्रो स्टेशन जौहरी एन्क्लेव का समूचा क्षेत्र जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच 
का क्षेत्र, ट्रैक और प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर के बीच का क्षेत्र 
और डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र 
शामिल हैं । 


मेट्रो पुलिस स्टेशन यमुना डिपो 
क्र0 | मेट्रो स्टेशन का नाम 


क्षेत्र 


1 


1 | मेट्रो स्टेशन यमुना बैंक 


मेट्रो स्टेशन यमुना बैंक का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , प्लेटफॉर्म , कॉन 
कार्यालय परिसर जमीन पर क्षेत्र के साथ और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के 
अंदर भूमिगत क्षेत्र शामिल है । डीएमआरसी की चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र, 
पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध इमारतें और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो कि फुटपाथ , सर्विस 
रोड , मुख्य सड़क को छोड़कर डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / फेंसिंग के साथ 
कवर किया गया है । 


| 2 | मेट्रो डिपो यमुना बैंक 


डिपो में यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से आने वाले ट्रैक के साथ - साथ फुटपाथ, सर्विस 
रोड, मुख्य सड़क को छोड़कर, मेट्रो ट्रैक मेट्रो यार्ड कार्यालय परिसर संपत्ति 
विकास क्षेत्रों सहित डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी और बाड़ लगाने वाले क्षेत्र 
शामिल है । 


3 | मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर 


मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक, प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स , मेट्रो 
का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के अंदर है । 
डीएमआरसी, संबद्ध भवन, और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की चारदीवारी के अंदर 
का क्षेत्र, सड़क , फुटपाथ , सर्विस रोड, मुख्य सड़क पर रैंप / फुट ओवर ब्रिज को 
छोड़कर डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ कवर किया क्षेत्र । 


4 | मेट्रो स्टेशन निर्माण विहार 


मेट्रो स्टेशन निर्माण विहार का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक, प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो | 
का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के अंदर है । 
डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की चारदीवारी के अंदर 
का क्षेत्र, सड़क , फुटपाथ, सर्विस रोड , मुख्य सड़क पर रैंप / फुट ओवर ब्रिज को 
छोड़कर डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ लगाने के साथ कवर किया गया । 


5 | मेट्रो स्टेशन प्रीत विहार 


मेट्रो स्टेशन प्रीत विहार का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक, प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स , मेट्रो 
का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के अंदर क्षेत्र 
सहित । डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की चारदीवारी 
के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क को 
छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


6 | मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा 


मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा (दोनों लाइनें ) का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , प्लेटफॉर्म , 
कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के 
अंदर है । डीएमआरसी की चारदीवारी, पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति 
विकास क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र, फुटपाथ , सर्विस रोड, मुख्य सड़क को छोड़कर 
डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / फेंसिंग के साथ कवर किया गया है । 


| मेट्रो स्टेशन आनंद विहार 

आईएसबीटी 


मेट्रो स्टेशन आनंद विहार आईएसबीडी ( दोनों लाइनें ) का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , 
प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स, जमीन पर क्षेत्र के साथ मेट्रो के कार्यालय परिसर और फुट 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


ओवर ब्रिज को छोड़कर मेट्रो भवनों की चारदीवारीके अंदर आनंद विहार रेलवे 
स्टेशन से जुड़ा है । डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की 
चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड , मुख्य सड़क 
को छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया क्षेत्र । 


8 | मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम 


मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम का समूचा क्षेत्र , जिसमें मेट्रो भवनों की चारदीवारी के अंदर 
जमीन के क्षेत्र के साथ ट्रैक , प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर 
शामिल है । डीएमआरसी की चारदीवारी, पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन और अन्य 
संपत्ति विकास क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुट ओवर ब्रिज , फुटपाथ, 
सर्विस रोड, मुख्य सड़क को छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया 


है । 


9 


मेट्रो स्टेशन मयूर विहार - 1 


मेट्रो स्टेशन मयूर विहार फेज - 1 ( दोनों लाइनें ), प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स, मेट्रो का 
कार्यालय परिसर जमीन के अंदर और मेट्रो भवनों की चारदीवारीके अंदर का कुल 
क्षेत्रफल । डीएमआरसी की चारदीवारी, पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति 
विकास क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र, फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क को छोड़कर 
डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / फेंसिंग के साथ कवर किया गया है । 


| 10 मेट्रो स्टेशन मयूर विहार एक्सटेन्शन मेट्रो स्टेशन मयूर विहार एक्सटेंशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक, प्लेटफॉर्म, | 

कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के 
अंदर है । डीएमआरसी की चारदीवारी, पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति 
विकास क्षेत्र के अंदर का क्षेत्र, फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क को छोड़कर 
डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / फेंसिंग के साथ कवर किया गया है । 


11 | मेट्रो स्टेशन न्यू अशोक नगर । 


| मेट्रो स्टेशन न्यू अशोक नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स , 
मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के अंदर है । 
डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की चारदीवारी के अंदर 
का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ , सर्विस रोड , मुख्य सड़क को छोड़कर 
चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


12 | मेट्रो स्टेशन आई. पी. एक्सटेन्शन 


मेट्रो स्टेशन आईपी एक्सटेंशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स , 
मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के अंदर है । 
डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की चारदीवारी के अंदर 
का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ , सर्विस रोड , मुख्य सड़क को छोड़कर 
चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


13 | मेट्रो स्टेशन मंडावली – पश्चिमी 

विनोद नगर 


| मेट्रो स्टेशन मंडावली - पश्चिम विनोद नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक, प्लेटफॉर्म, 
कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की चारदीवारी के 
अंदर है । डीएमआरसी संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की चारदीवारी 
के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड , मुख्य सड़क को 
छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


| मेट्रो स्टेशन पर्वी विनोद नगर 
- मयूर विहार –|| 


मेट्रो स्टेशन ईस्ट विनोद नगर - मयूर विहार - || का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , 
प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन के साथ और मेट्रो भवनों 
की चारदीवारीके अंदर है । डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र 
की चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ , सर्विस रोड, मुख्य 
सड़क को छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


15 मेट्रो स्टेशन त्रिलोक पुरी - संजय 

लेक 


मेट्रो स्टेशन त्रिलोकपुरी – संजय झील का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , प्लेटफॉर्म , 
कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन के साथ और मेट्रो भवनों की 
चारदीवारी के अंदर है । डीएमआरसी, संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र 
की चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य 
सड़क को छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


16 | मेट्रो स्टेशन मयूर विहार पॉकेट – | 


मेट्रो स्टेशन स्टेशन मयूर विहार पॉकेट - का समूचा क्षेत्र, जिसमें ट्रैक , प्लेटफॉर्म, | 
कॉनकोर्स, मेट्रो का कार्यालय परिसर जमीन पर और मेट्रो भवनों की सीमा की 
दीवार के अंदर है । डीएमआरसी संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र की 
चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य सड़क 
को छोड़कर चारदीवारी / बाड़ के साथ कवर किया गया है । 


मेट्रो पुलिस स्टेशन नेहरू प्लेस 


क्र० 


मेट्रो स्टेशन का नाम 


क्षेत्र 


सं0 


1 


मेट्रो स्टेशन खान मार्केट 


मेट्रो स्टेशन खान मार्केट का समूचा क्षेत्र, स्टेशन भवन सहित , केन्द्रीय सचिवालय 
मेट्रो स्टेशन ( छोड़कर) तक खान मार्केट मेट्रो स्टेशन से ट्रैक , सीमा क्षेत्र की 
दीवार / बाड़ के साथ डीएमआरसी द्वारा कवर किए गए भूमि क्षेत्र पर स्टेशन 
बिल्डिंग के दोनों ओर के प्रवेश, निकास द्वार, फुटपाथ, सर्विस रोड़ को छोड़कर, 
मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे स्थित मुख्य सड़क । 


मेट्रो स्टेशन जवाहर लाल नेहरू 
स्टेडियम 


| मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का समूचा क्षेत्र स्टेशन भवन ट्रेक , 
प्लेटफॉर्म, स्टेशन के दोनों तरफ ग्राउंड प्रवेश / निकास द्वार सहित जिसे 
डीएमआरसी ने चारदीवारी / फेंसिंग से घेरा है इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मेट्रो 
स्टेशन भवन के नीचे मुख्य सड़क शामिल नहीं है । 


3 


मेट्रो स्टेशन जंग पुरा । 


कुल क्षेत्र मेट्रो स्टेशन जंग पुरा, जिसमें स्टेशन भवन , ट्रैक , प्लेटफॉर्म , प्रवेश 
द्वार / स्टेशन के दोनों तरफ ग्राउंड बिल्डिंग पर डीएमआरसी द्वारा बाउंड्री 
वाल / फेंसिंग के साथ कवर किया गया है, जिसमें इमारत फुटपाथ, सर्विस रोड़ , 
मेट्रो स्टेशन के नीचे मुख्य सड़क शामिल नहीं है । 


मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर । 


| मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर ( दोनों लाइनें ) का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और 
ट्रैक के बीच का क्षेत्र, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन से साउथ एक्सटेंशन तक 
( पटरियों को छोड़कर) और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफॉर्म , कॉनकोर्स , 
चारदीवारी क्षेत्र के साथ मेट्रो का कार्यालय परिसर । मेट्रो की दीवार डीएमआरसी 
द्वारा चारदीवारी / बाड़ के अंदर सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


5 | मेट्रो स्टेशन मूलचन्द 


मेट्रो स्टेशन मूलचंद का समूचा क्षेत्र, चारदीवारी और ट्रैक के बीच क्षेत्र, ट्रैक तथा 
पटरियों, प्लेटफार्म, कॉनकोर्स, मेट्रो, कार्यालय की सीमा के बीच क्षेत्र सहित मेट्रो 
की चारदीवारी के अंदर क्षेत्र के साथ । डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ के 
अंदर सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


मेट्रो स्टेशन कैलाश कॉलोनी 


मेट्रो स्टेशन कैलाश कॉलोनी का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच 
का क्षेत्र, ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच का क्षेत्र, ट्रैक , प्लेसमेंट , कॉनकोर्स , मेट्रो का 
कार्यालय परिसर, मेट्रो की चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र । डीएमआरसी द्वारा 
चारदीवारी / बाड़ के अंदर सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


| मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस 


मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस का समूचा क्षेत्र , पार्किंग एरिया तथा दीवारी और ट्रैक के 
बीच का क्षेत्र, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन तक 
पटरियों ( छोड़कर) और पटरियों, प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो के कार्यालय परिसर के 
बीच का क्षेत्र मेट्रो की दीवार । डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी / बाड़ के अंदर 
सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


8 | मेट्रो स्टेशन साउथ एक्सटेंशन 


मेट्रो स्टेशन साउथ एक्सटेंशन का समूचा क्षेत्र , जिसमें स्टेशन बिल्डिंग, ट्रैक , 
प्लेटफॉर्म , स्टेशन बिल्डिंग के प्रवेश / निकास द्वार, चारदीवारी / फेंसिंग के साथ 
डीएमआरसी द्वारा कवर किया गया ग्राउंड एरिया , फुटपाथ, सर्विस रोड , मुख्य 
सड़क को छोड़कर । 


9 | मेट्रो स्टेशन विनोबापुरी 


मेट्रो स्टेशन विनोबापुरी का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का 
क्षेत्र, ट्रैक , प्लेटफॉर्मत्र कॉनकोर्स, मेट्रो की चारदीवारी के अंदर कार्यालय, परिसर 
शामिल है । डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड , मुख्य सड़क को छोड़कर , 
चारदीवारी / फेंसिंग के अंदर सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


10 | मेट्रो स्टेशन आश्रम 


मेट्रो स्टेशन आश्रम का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के बीच का क्षेत्र , 
ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच का क्षेत्र, प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, मेट्रो की चारदीवारी के 
अंदर के क्षेत्र के साथ कार्यालय परिसर । डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ, सर्विस रोड, 
मुख्य सड़क को छोड़कर, चारदीवारी / फेंसिंग के अंदर सहायक / संबद्ध भवनों का 
क्षेत्र । 


__ 11 | मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन । 


मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और ट्रैक के 
बीच का क्षेत्र है , मयूर विहार फेज - 1 मेट्रो स्टेशन और हजरात निजामुद्दीन मेट्रो 
स्टेशनों से पटरियों ( छोड़कर), चारदीवारी क्षेत्र मेट्रो के ट्रैक , प्लेटफॉर्म, कॉन्सर्ट , 
कार्यालय परिसर के बीच का क्षेत्र । मेट्रो की दीवार । डीएमआरसी द्वारा फुटपाथ , 
सर्विस रोड , मुख्य सड़क को छोड़कर, चारदीवारी / फेंसिंग के अंदर 
सहायक / संबद्ध भवनों का क्षेत्र । 


स्थानीय पुलिस का सभी सड़कों / सर्विस रोड़, फुटपाथ जलधाराएं, नाला, बहते पानी के ऊपर तथा पटरी के ऊपर / नीचे और 
मैट्रो पटरी को उठा रहे स्तम्भों के बीच पड़ने वाले खुले स्थानों पर क्षेत्राधिकार रहेगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 


पवन कुमार, उप सचिव ( गृह ) 


HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 
Delhi, the 11th June, 2019 


F .No. 1/7 /2016 /HP -1/Estt ./2118 to 2125. — In exercise of the powers conferred by section 10 of the Delhi 
Police Act, 1978 (34 of 1978 ) read with the clause (s ) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ) 
and the Government of India , Ministry of Home Affairs, New Delhi notification No . U - 11011 /2 /74 -UTL (i) dated the 
20th March , 1974 , and in partial modification of this office notification No. 1 /7 /2016 /HP - 1/Estt /4903 to 4910 dated 
Delhi 24th September 2018 , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in order to facilitate 
extension of better police assistance to the public , hereby , is pleased to direct and declare that: 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


(a ) The area of new Metro Stations namely Shiv Vihar and Johri Enclave shall be included in the jurisdiction of 

Police Station Shastri Park Metro from the date of issue of this notification , as defined in the Schedule given 
below ; 


(b ) The area of new Metro Stations namely IP Extension , Mandawali – West Vinod Nagar, East Vinod Nagar – 

Mayur Vihar - II , Trilokpuri – Sanjay Lake and Mayur Vihar Pocket - I shall be included in the jurisdiction of 
Police Station Yamuna Depot Metro from the date of issue of this notification , as defined in the schedule 
given below ; 


(c ) The area of new Metro Station namely Vinobapuri, Ashram and Hazrat Nizamuddin shall be included in the 

jurisdiction of Police Station Nehru Place Metro from the date of issue of this notification , as defined in the 
schedule given below ; 


SCHEDULE 


1 . Metro Police Station Shastri Park 


S .No. 


| Name ofMetro Station 


Area 


(2 ) 


( 3 ) 


Metro Station Shastri 
Park 


Metro Depot Shastri 


Park 


3 


Metro Station Seelampur 


Total area of Metro Station Shastri Park including parking area between boundary 
wall and track , tracks from Shastri Park Metro Station upto Kashmere Gate Metro 
Station ( excluding) and area between tracks, platform , concourse , office complex 
of Metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of IT park 
including service lane in front of Metro property (IT park to Metro Depot), 
ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC . 
The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC 
including Metro track , Metro Yard , office premises property development areas 
inside the boundary wall along with track coming from Shastri Park and 
Seelampur Metro Station . 
Total area of Metro Station Seelampur including parking area between boundary 
wall and track , tracks and area between tracks, platform , concourse , office 
complex of Metro with station box and property development area inside the 
boundary wall of metro . The area of ancillary / allied buildings inside the 
boundary wall /fencing by DMRC . 
Total area of Metro Station Welcome including parking area between boundary 
wall and track , tracks and area between tracks , platform , concourse , office 
complex of Metro with station box area inside the boundary wall of Metro . The 
area of ancillary / allied building inside the boundary wall / fencing by DMRC . 
The Railway track starting from iron gate of eastern side of the station where the 
Metro track starts , Station building, shopping complex Parsvnath mall under the 
station building on North -Eastern side , parking area inside the DMRC wall up to 
GT road excluding the road outside parking , leading to Anaj mandi road and 
western boundary wall of parking from GT road up to subway excluding the road 
and pavement. 


Metro Station Welcome 


Metro Station Shahdara 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


Metro Station 
Mansarovar Park 


Total area of Metro Station Mansarover Park including area between boundary 
wall and track , tracks and area between tracks, platforms, concourse , office 
complex of metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of 
parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by the 
DMRC parallel to GT Road fly over on northern side and New Friends Colony 
Industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall 
/ fencing 
Total area of Metro Station Jhilmil including area between boundary wall and 
track , tracks and area between tracks, platforms, concourse , office complex of 
metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of parking and 
ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by the DMRC 
parallel to GT Road on northern side and B - Block Jhilmil industrial area on 
southern side excluding the pavement outside the boundary wall / fencing . 


Metro Station Jhilmil 


Metro Station Dilshad 


Garden 


Total area of Metro Station Dilshad Garden including area between boundary wall 
and track , tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of 
Metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of Parking and 
ancillary / allied building inside the boundary wall / fencing by the DMRC 
parallel to GT Road on northern side and A -block Jhilmil industrial area on 
southern side excluding the pavement outside the boundary wall on the eastern 
side of the station will be the limit of the area under the jurisdiction of Metro 
Police Station . 


Metro Station Jafrabad 


10 


Metro Station Maujpur 


Total area of Metro Station Jafrabad including area between boundary wall and 
track , tracks and area between tracks, platforms, concourse , office complex of 
Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing 
by DMRC. 
Total area of Metro Station Maujpur including area between boundary wall and 
track , tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of 
Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing 
by DMRC . 
Total area of Metro Station Gokul Puri including area between boundary wall and 
track , Yamuna Vihar Receiving Sub Station and area between tracks, platforms, 
concourse, office complex ofMetro and other property development area covered 
with boundary wall / fencing by DMRC . 


Metro Station Gokul 


Puri 


Metro Station East Azad 
Nagar 


Total area of Metro Station East Azad Nagar including area between boundary 
wall and track , tracks and area between tracks, platforms, concourse , office 
complex of Metro and other property development area covered with boundary 
wall / fencing by DMRC . 


10 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


Metro Station Krishna 


Nagar 


14 


Metro Station 


Total area of Metro Station Krishna Nagar including area between boundary wall 
and track , tracks and area between tracks, platforms, concourse , office complex of 
Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing 
by DMRC. 
Total area of Metro Station Karkardooma Court including area between boundary 
wall and track , tracks from Karkardooma Court Metro Station upto I.P . Extension 
Metro Station ( excluding) and area between tracks, platforms, concourse , office 
complex of Metro and other property development area covered with boundary 
wall / fencing by DMRC . 


Karkardooma Court 


Metro Station Shiv Vihar 


Total area of Metro Station Shiv Vihar including area between boundary wall and 
track , tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of 
Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing 
by DMRC . 
Total area of Metro Station Johri Enclave including area between boundary wall 
and track , tracks and area between tracks , platforms, concourse , office complex of 
Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing 
by DMRC . 


Metro Station Johri 


Enclave 


2 .Metro Police Station Yamuna Depot 
S.No. Name ofMetro Station 


Area 


( 1) 


( 2 ) 


(3) 


Metro Station Yamuna 


Bank 


| Metro Depot Yamuna 


Bank 


Total area of Metro Station Yamuna Bank , including track , platforms, 
concourse, office complex of metro with area on ground and underground 
inside the boundary wall ofMetro buildings. The area inside the boundary wall 
of DMRC , parking area, allied buildings and other property development area 
covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding footpath , service 
road, main road . 
The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC 
including Metro Track metro Yard office premises property development areas 
inside the boundary wall along with track coming from Yamuna Bank Metro 
Station excluding footpath , service road , main road . 
Total area of Metro Station Laxmi Nagar, including track , platforms, 
concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the 
boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , allied building, and other property development area covered with 
boundary wall/fencing by DMRC excluding ramp/foot over bridge on the road , 
footpath , service road , main road . 


| Metro Station Laxmi 


Nagar 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


Metro Station Nirman 


Vihar 


Metro Station Preet 


Vihar 


Metro Station 


Karkardooma 


Metro Station Anand 


Vihar ISBT 


Total area of Metro Station Nirman Vihar, including track, platforms, 
concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the 
boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , allied building and other property development area covered with 
boundary wall/fencing by DMRC excluding ramp/foot over bridge on the road , 
footpath , service road ,main road . 
Total area of Metro Station Preet Vihar, including track , platforms, concourse, 
office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of 
Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC , allied building 
and other property development area covered with boundary wall/fencing by 
DMRC excluding footpath , service road ,main road . 
Total area of Metro Station Karkardooma (both lines), including track , 
platforms, concourse , office complex of Metro with area on ground and inside 
the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , parking area , allied building and other property development area 
covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath , service 
road ,main road . 
Total area of Metro Station Anand Vihar ISBT (both lines ), including track , 
platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside 
the boundary wall of Metro buildings excluding the foot over bridge connects 
to Anand Vihar Railway Station . The area inside the boundary wall of DMRC , 
allied building and other property development area covered with boundary 
wall/ fencing by DMRC excluding footpath , service road ,main road . 
Total area of Metro Station Akshardham , including track , platforms, concourse, 
office complex of Metro with area of ground inside the boundary wall of metro 
buildings. The area inside the boundary wall of DMRC , parking area, allied 
building and other property development area covered with boundary wall / 
fencing by DMRC excluding foot over bridge , footpath , service road , main 
road . 
Total area of Metro Station Mayur Vihar Phase -1 (both lines ), platforms, 
concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the 
boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , parking area, allied building and other property development area 
covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath , service 
road ,main road. 
Total area ofMetro Station Mayur Vihar Extension , including track , platforms, 
concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the 
boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , parking area , allied building and other property development area 
covered with boundary wall /fencing by DMRC excluding footpath , service 
road ,main road . 


Metro Station 
Akshardham 


Metro Station Mayur 


Vihar 
Phase - 1 


10 


Metro Station Mayur 
Vihar Extension 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


11 


Metro Station New 


Ashok Nagar 


Total area of Metro Station New Ashok Nagar, including track , platforms, 
concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the 
boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , allied building and other property development area covered with 
boundary wall/ fencing by DMRC excluding footpath , service road ,main road . 


12 


Metro Station IP 


Extension 


Total area of Metro Station IP Extension , including track , platforms, concourse , 
office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of 
Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC , allied building 
and other property development area covered with boundary wall/ fencing by 
DMRC excluding footpath , service road ,main road . 


3 


Metro Station 
Mandawali – West 


Vinod Nagar 


Total area of Metro Station Mandawali – West Vinod Nagar, including track , 
platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside 
the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , allied building and other property development area covered with 
boundary wall/ fencing by DMRC excluding footpath, service road , main road . 


Metro Station East 
Vinod Nagar – Mayur 
Vihar - 2 


Metro Station Trilokpuri 
- Sanjay Lake 


Total area of Metro Station East Vinod Nagar – Mayur Vihar - II , including 
| track , platforms, concourse , office complex of Metro with area on ground and 

inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall 
of DMRC , allied building and other property development area covered with 
boundary wall /fencing by DMRC excluding footpath , service road ,main road . 
Total area of Metro Station Trilokpuri - Sanjay Lake , including track , 
platforms, concourse, office complex ofMetro with area on ground and inside 
the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC, allied building and other property development area covered with 
boundary wall/ fencing by DMRC excluding footpath , service road ,main road . 
Total area of Metro Station Station Mayur Vihar Pocket - I, including track , 
platforms, concourse , office complex of Metro with area on ground and inside 
the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of 
DMRC , allied building and other property development area covered with 
boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath , service road , main road . 


16 


Metro Station Mayur 


Vihar Pocket - I 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


3 . Metro Police Station Nehru Place 


Name of Metro Station 


Area 


S.No. 

(1) 


Metro Station Khan 


Market 


Metro Station Jawaharlal 
Nehru Stadium 


Metro Station Jang Pura 


(3 ) 
Total area of Metro Station Khan Market including station building, track from 
Khan Market Metro Station upto Central Secretariat Metro Station (excluding), 
platform , entry /exit gates of the both side of station building on ground area 
covered by DMRC with boundary wall /fencing , excluding footpath , service 
road , main road lying under the metro station building. 
Total area of Metro Station Jawaharlal Nehru Stadium including station 
building, track, platform , entry /exit gates of the both side of station building on 
ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing , excluding 
footpath , service road , main road lying under the metro station building. 
Total area Metro Station Jang Pura including station building, track , platform , 
entry / exit gates of the both side of station building on ground area covered by 
DMRC with boundary wall/fencing , excluding footpath , service road , main 
road lying under themetro station building . 
Total area of Metro Station Lajpat Nagar (both lines), including area between 
boundary wall and track , tracks from Lajpat Nagar Metro Station upto South 
Extension (excluding) and area between tracks, platform , concourse, office 
complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of 
ancillary /allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC . 
Total area of Metro Station Moolchand including area between boundary wall 
and track , tracks and area between tracks, platform , concourse , office complex 
of Metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of 
ancillary /allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC . 


Metro Station Lajpat 
Nagar 


5 


Metro Station Moolchand 


Metro Station Kailash 
Colony 


Total area of Metro Station Kailash Colony including area between boundary 
wall and track , tracks and area between tracks, platform , concourse , office 
complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro . The area of 
ancillary/allied buildings inside the boundary wall /fencing by DMRC . 


Metro Station Nehru 


Place 


Total area of Metro Station Nehru Place including parking area and area 
between boundary wall and track , tracks from Nehru Place Metro Station upto 
Kalkaji Mandir Metro Station (excluding ) and area between tracks, platform , 
concourse , office complex of Metro with area inside the boundary wall of 
Metro . The area of ancillary /allied buildings inside the boundary wall/fencing 
by DMRC. 


Metro Station South 


Extension 


Total area of Metro Station South Extension including station building, track , 
platform , entry /exit gates of station building, ground area covered by DMRC 
with boundary wall/ fencing, excluding footpath , service road , main road . 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


Metro Station Vinobapuri 


Total area of Metro Station Vinobapuri including area between boundary wall 
and track , tracks and area between tracks, platform , concourse , office complex 
of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of 
ancillary /allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC 
excluding footpath , service road , main road . 


10 


Metro Station Ashram 


Total area of Metro Station Ashram including area between boundary wall and 
track , tracks and area between tracks, platform , concourse , office complex of 
Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied 
buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath , 
service road , main road . 


Metro Station Hazrat Total area of Metro Station Hazrat Nizamuddin including area between 
Nizamuddin 

boundary wall and track , tracks from Hazrat Nizamuddin Metro Stations upto 
Mayur Vihar Phase -1 Metro Station (excluding) and area between tracks, 
platform , concourse, office complex of Metro with area inside the boundary 
wall of Metro . The area of ancillary /allied buildings inside the boundary 

wall /fencing by DMRC excluding footpath , service road , main road . 
Local Police shall have the jurisdiction over all the road / service , road , footpath, streams, nala, flowing water, 
and over subway, passing over/under the Metro Track and all open space falling over/under the track and between the 
spansbearing the metro track where ever it exist. 

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
PAWAN KUMAR , Dy . Secy . (HOME) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ KUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2019.06 . 15 
15 :07 :26 +05 30 


